सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 श्रावण, 1938 ( श० ) 


संख्या- 533 


राँची , शुक्रवार , 


28 जुलाई , 2017 ( ई० ) 


उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 
27 जुलाई, 2017 


संख्या-4/एम आर०पी० -11-03/ 2017-1354-- झारखंड उत्पाद अधिनियम , 1915 , अधिनियम-2, 
1915, की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद , अधिसूचना संख्या-23- 137 
2 दिनांक 29 अप्रैल, 1919 के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या- 1142 (ए) दिनांक 31 जुलाई, 2004 
एवं अधिसूचना संख्या-224 / रा०प० दिनांक 4 मार्च, 2009 द्वारा अन्तर्विष्ट नियम - 107 - क को निम्न 
प्रकार संशोधित करती है : 

संशोधन 
वर्तमान नियम - 107 (क ) 

एतद् द्वारा संशोधित नियम - 107 (क ) 


107- क नियम (1) में विहित अनुज्ञाशुल्क के 107- क नियम (1) में विहित अनुज्ञाशुल्क के 
अतिरिक्त होटल, रेस्तराँ, बार, स्वतंत्र बीयर बार एवं अतिरिक्त होटल, रेस्तराँ, बार , स्वतंत्र बीयर बार 
क्लब अथवा ( सैन्यबल एवं अर्द्ध सैन्यबल द्वारा एवं क्लब अथवा ( सैन्यबल एवं अर्द्ध सैन्यबल 


झारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार , 28 जुलाई , 2017 
धारित कैन्टिन की अनुज्ञप्ति को छोड़कर) की द्वारा धारित कैन्टिन की अनुज्ञप्ति को छोड़कर ) 
अनुज्ञप्तियों के धारकों से भारत निर्मित विदेशी की अनुज्ञप्तियों के धारकों से भारत निर्मित 
मदिरा के परिवहन के पूर्व एतदर्थ प्रदत्त प्रत्येक विदेशी मदिरा के परिवहन के पूर्व एतदर्थ प्रदत्त 
पारक के लिये रू० 175 /-( एक सौ पचहत्तर) प्रति प्रत्येक पारक के लिये रू० 300/-(तीन सौ ) प्रति 
एल०पी० लीटर की दर से परमिट फीस वसूल एल०पी० लीटर की दर से परमिट फीस वसूल 
किया जायेगा । 

किया जायेगा । 


2. 


यह अधिसूचना दिनांक 1ली अगस्त, 2017 से प्रवृत्त होगी । 


सदस्य, राजस्व पर्षद् के आदेश से , 


धर्मवीर रमण, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 533-- 200 


